निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 19 आश्विन 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 933 ) पटना , बुधवार , 11 अक्तूबर 2017 


गन्ना उद्योग विभाग 


आदेश 
22 सितम्बर 2017 


सं० 02 / रेगु० - 2 - 800 - 01 / 2017 - 1621 — राज्य की चीनी मिलों के लिए पेराई सत्र 2014 - 15 से 2016 - 17 
के लिए अपराम्परागत रूप में आरक्षित किये गये ग्रामों के आरक्षण की अवधि समाप्त हो चुकी है । उपरोक्त आलोक में 
ऐसे ग्रामों का आगे के वर्षों के लिए आरक्षण, प्रवृत्त आरक्षण के किसी अंश में आवश्यक सुधार एवं मुक्त क्षेत्रों के 
आरक्षण के उद्देश्य से विभागीय पत्र संख्या - 1300 दिनांक - 28.07.2017 के माध्यम से राज्य की चीनी मिलों से आगे के 
वर्षों के लिए आरक्षण प्रस्ताव की माँग की गयी थी । तआलोक में बिहार ईख ( आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन ) 
अधिनियम - 1981 की धारा - 31 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , जितेन्द्र कुमार सिंह, ईखायुक्त, बिहार , 
पटना द्वारा मेसर्स जे० एच० वी० सुगर लिमिटेड , गड़ौरा, निचलौल जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्रस्ताव की 
सभी चीनी मिलों के प्रतिनिधियों, क्षेत्रीय ईख पदाधिकारियों , विभागीय पदाधिकारियो एवं अन्य संबंधितों के समक्ष 
दिनांक - 18.09.2017 को पूर्वाह्न 11:45 बजे सुनवाई की गयी । 

चीनी मिल के प्रबंधक श्री के० फारूकी द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य से सटे उत्तर प्रदेश में स्थित उनके 
चीनी मिल की पेराई क्षमता 5000 TCD है तथा उत्तर प्रदेश प्रक्षेत्र में उनके आरक्षित क्षेत्र में गन्ने की उलब्धता कम है । 
अपने चीनी मिल के गन्ने की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उनके चीनी मिल द्वारा पड़ोस स्थित बिहार के पश्चिम चम्पारण 
जिला अन्तर्गत धनहा क्षेत्र के ठकराहाँ अंचल के 6 मुक्त ग्रामों से ईखापूर्ति प्राप्त करने हेतु उन 6 ग्रामों को उनके पक्ष 
में आरक्षित करने की मांग की गयी है । 

उन्होंने बताया कि बिहार ईख ( आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन ) अधिनियम - 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत 
उन्होंने राज्य में क्षेत्र आरक्षण की माँग की है एवं अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए ही उनके द्वारा वर्णित 
क्षेत्र से गन्ने का क्रय किया जायेगा । उनके द्वारा बिहार ईख अधिनियम के अन्तर्गत मो० 5000 / - रू० का एन . एस . सी . 
समाहार्त्ता, प० चम्पारण के नाम प्लेज करने तथा बिहार प्रक्षेत्र में ठकराहाँ में शाखा कार्यालय खोल कर गन्ने का क्रय 
किये जाने की सूचना दी गयी है । 

मेसर्स जे० एच० वी० सुगर लिमिटेड , महाराजगंज , उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तावित ग्रामों के आरक्षण प्रस्ताव पर 
किसी अन्य चीनी मिल द्वारा न तो कोई प्रस्ताव दिया गया है तथा न ही कोई आपत्ति दर्ज की गयी है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 11 अक्तूबर 2017 
अतः गन्ने के सामयिक खपत के दृष्टिकोण से मेसर्स जे० एच० वी० सुगर लिमिटेड, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश 
को संलग्न अनुसूची - " क " में अंकित 05 मुक्त ग्रामों को पेराई वर्ष 2017 - 18 से 2019 - 20 तक अपराम्परागत रूप में 
आरक्षित किया जाता है । 

आदेश से , 
जितेन्द्र कुमार सिंह, 
ईखायुक्त, बिहार । 


पेराई सत्र 2017 - 18 से 2019 - 20 तक के लिए मेसर्स जे० एच० वी० सुगर लिमिटेड, गड़ौरा , निचलौल, 

जिला - महाराजगंज, उत्तर प्रदेश को अपरम्परागत रूप में आरक्षित 05 ग्रामों की सूची: 


अनुसूची - " क " 


जिला का नाम । प्रखण्ड । 


क्रमांक 


ग्राम का नाम 


। 


राजस्व थाना संख्या 


प० चम्पारण 


ठकराहाँ 


_ 01 . 


रामनगर कुरसाहा 


431 


धूमनगर 


432 


03 . 


ठकराहाँ 


433 


भगवानपुर 


435 


05. 


नौतन 


। 


436 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 933-57 1 + 50 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette . bih .nic. in 


